PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 21 , 1978 (PHGN. 30 , 1899 SAKA) 


493 


कमांक 240-ज (II )-78/ 7006.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए) ( 1 ) तथा 3 ( 1) के अनुसार सौंपे गये अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को बार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


रुपये 


-- 


रोहतक 


बहादुरगढ़ 


रबी , 1973 से 


150 


श्री रामा नन्द, पुत्र श्री नेत 
राम 


, 


किडोली 
पहलादपुर 


2 


गाधरा 


रोहतक 


रबी , 1973 से 


150 


" 


श्री हरजान सिंह , पुत्र 
श्री सोहन 


क्रमांक 204-ज (II )-78/7010.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)( 1 ) तथा ( 1) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हर लाल , पुत्र श्री जीवन , गांव अमरोली , तहसील पलवल , 

जिला 
गुड़गावां, को खरीब, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तो के अनुसार सहर्ष प्रदान 


करते हैं । 


प्रार ० एन ० सिंगल , 


विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 14th March , 1978 


No. 257- (2 )-RDB- 73/ 588 , - With reference to Haryana Government Notification No. 69( 2 ) . 
RDB -78 / 113 , dated the 18th January, 1978 , the Governor of Haryana is pleased to nominate the 
Secretary , State Social Welfare Advisory Board , Haryana, in place of Chairman , State Social Welfare 
Advisory Board , Haryana , as official member of the Rural Development Board , Haryana . 


G. V. GUPTA , Secy. 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 9th March , 1978 
No. 1851- Agri 1( 4) -78/3873.-- The Government of Haryana is pleased to extend the term of 
the Committee of Experts at State level for Soil Testing Service constituted , -vide this Department Noti 
fication No. 8501-Agri 1(4 )-76/25946 , dated 17th December, 1976 up to 17th December, 1978 on the terms 
and conditions mentioned therein , 

2. This issues with the concurrence of the Finance Department as conveyed , -yide their U. O. 
No. 195-4FDI - 78, dated 24th February , 1978 . 

G. L. BAILUR, Secy . 


